Pure 

१।। 


HARYAVAGOvr GAZ ., JAN. 28 , 1997 ( MAGHA 8 , 1918 SAKA) 


73 


लोक निर्माण विभाग 
भवन एवं मार्ग शाखा 


गुरुगावां सर्कल 


दिनांक 1 जनवरी, 1997 


संख्या नं ० 28 - जी.ए.87 - डी / 27.कि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिदिष्ट 
पृमि सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर सार्वजनिक प्रयोजना अर्थात गुड़गावां फरुखनगर रोड से झांझरोला प्राधादी, जिला गुड़गावां के 
चिये अपेक्षित है । इसलिये यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट में विरित भूमि उपयुक्त प्रयोजना के लिये अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि भजन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के 
लिये जिनको इससे सम्बन्ध हो । 


उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य से लगे 
अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारी सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या 
अनुशात सभी अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा अधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के पर्जन सम्बन्ध में कोई माक्षेप हो इस पधिसूचना के राषपन्न 
में प्रकाशन या दो समाचार पत्नों या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो तीस दिन की अवधि के भीतर जिला 
राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, गुड़गावां या भूमि अभिग्रहण कलेक्टर , लो.नि.वि., भ. तथा स. शाखा , गुड़गावां के 
सम्मुख लिखित रूप में दायर कर सकता है । 

विशिष्ट 


बिला 


तहसील 


हदवस्त सं ० 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र 
गांव 


खसरा सं ० 


गुड़गावां 


गुड़गावां 


झांझरोला खेड़ा 


38 


59 


0.39 
एकर 


19/2, 20, 21/1, 21/2, 22 %3; 


( हस्तामर ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
युड़गावां वृत , लो.नि. वि ., म. तथा सड़क साषा , 

गुरुगावां । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


Gurgaon Circle 


The 1st January , 1997 


No. 28- GA/ 87 - D/ 27. - Whercas it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be 
required to be taken by the Government , at public expenses , for a public purpose, namely for constructing a 
road from Gurgaon Farrukh Nagar road to Village Thanjraula Abedi in Gurgaon District. It is hereby notified 
that the land described in the specification below is required for the above purpose . 


This notification is made under the provision of Section 4 (IV ) of the Land Acquisition Act , 1894 to all 
whom it may concerned . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana is pleased to 
authorises the Officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to 
cnter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section . 


74 


HARYANA GOYT GAZ ., JAN . 28 , 1997 (MAGHA 8 , 1918 SAKA ) 


(PART Í 


Any person interested in the above land who has any objection to the acquisition ofany land in the 
locality , may within a period of thirty days of the publication of this notification , file objection in writing before 
the Land Acquisition Collector, P.W.D., B & R Branch , Gurgaon or D.R.O. cum - Land Acquisition 
Collector.Gurgaon under the said Act . 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


H.B.No. 


Khasra Nos. 


Locality / 
Village 


Area in 

Acre 


Gurgaon 


Gurgaon 


38 


0.39 


Jhanjraula 
Khera 


, 


19/2, 20 , 21 /1,212, 22 


Total Arca : 


0.39Acre 


( Sd .) 


. 


Superimtonding Engineer, 

Gw gaon Circle 


लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मागं शाखा 


भिवानी 


वृत्त 


दिनांक 3 जनवरी, 1997 . 


नं ० बंड -42 ए/ 612. "-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ तहसील लोहार, जिला भिवानी में सिवानी सिंघानी से बहदू जोगी सड़क तक सड़क का निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित 
है । प्रतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्य अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो 
इससे सम्बन्धित हो सकते है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन जिला राजस्व अधिकारी, भिवानी तथा भूमि 
अर्जन समाहर्ता पी.डब्ल्यू.डी ., बी . एण्ड पार., भिवानी को उक्त भूमि हेतू आदेश लेने के लिये निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन समाहर्ता, भिवानी तथा कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय 
मपल चरखी दादरी के समक्ष दायर कर सकता है । 

विशिष्टियों 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र 
गांव 


मुस्तील नं ०/किलानं ० 


हृदबस्त 
नं ० 


एकद में 


भिवानी 


लोहारू 


बड़दू जोगी 


21 


070 


9 


12, 19, 20 , 21 , 39, 54 

12 


6, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 17/1, 17/2 


13 


1/1, 1/2, 10, 11 


PART I ] 


HARYANA GOVT .GAZ . JAN . 28 , 1997 (MAGH . 8 , 1918 SAKA ) 


75 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र गांव 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 
एफड़ों में 


मुस्त्तील नं ० / खसरा सं ० 


25 


भिवाती लोहारू 


- 


21 


0.70 


बड़दू जोगी 
समाप्त 


2, 3, 8/1, 8/ 2.9 

( हस्ताक्षर) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
भिवानी वृत , लो . नि . वि ., भ . तथा मार्ग शाखा । 


PUBLIC WORKS DEPARTNIENT 


BUILDING AND ROAD BRANCH 


CIRCLE BHIWANI 


The 3rd January. 1997 


No. 2-42A /612 ,-Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land below needed by the 
Government, at public expense, for a public purpose , namely constructing a road from Siwani-- Singhani to 
Bardu Joggi road , tehsil Loharu , district Bhiwani, it is therefore here declared that the land described in 
the specification below is required for the aforesaid purpose. 

This declaration is made under the provision of Section 6 of land Acquisition Act , 1894 to all whom it 
may concern and under the provision of section 7 of the said act the DRO - cum - Land Acquisilion Collector , 
Haryana , P.W.D., B & R Branch , Bhiwani is hereby directed to take order for the acquisition of the said land . 


Plans of land may be inspected in the offices of the District Rcvenuc Officcf-cum -Land Acquisition 
Collector, Bhiwaniand Exccutive Engincer, Provincial Division , Charkhi Dadri. 


SPECIFICATION 


4 


District 


Tehsil 


Locality, 
Village & 
Hadbast 


Arca in 
Acres 


Rectangle Killa No. 


+ m 


Bhiwani 


Loharu 


Bardu Joggi, 

21 


0.70 


9 


12, 19,20,21,39,54 

12 


41 


6, 14, 15 , 16 , 171. 17.2 , 18, 23, 24 

13 


1/1 , 12, 10 , 11 

25 


صمت 


2,3,8/ 1,8 / 2,9 


( Sd.) 

Superintending Engineer , 
Bhiwani Circle , PWD, B & R Branch . 


लोक निर्माण विभाग 


-- 


भवन तथा सड़क शाखा 


रिवाड़ी 
दिनांक 6 जनवरी, 1997 


सं ० 28 - मार ० ए ० /103 प्रार/ 11.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा सरकारी प्रयोजन 
नामत : निर्माण मन्दोला से भोजावास वाया बोहका रोड़, जिला रिवाड़ी के लिये ली जानी अपेक्षित है । इसलिये एतद् द्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये संभवत : अपेक्षित है । 


--- 


- 


76 


HARYANA GOVT GAZ .. JAN. 23 , 1997 ( MAGH . 8 , 1918 SAKA) 


[ PARTI 


यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन इन सब के लिये जारी की गई है 
जिन में यह सम्बन्धित हो । 


उपरोक्त धाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों को जो फिलहाल 
अपने कर्मचारियों तथा कनिदों के साथ काम में लगे हुए हैं । इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य 
मभी कार्यों को करने के लिये प्राधिकृत करते हैं जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य है । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो , तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के 
30 दिन के अन्दर जिला भूमि अभिग्रहण कलैक्टर /गुड़गांव , जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलेक्टर , लोकनिर्माण विभाग, 
भवन तथा मार्ग शाखा, रिवाड़ी के सम्मुख लिखित रूप में दायर कर सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र / गांव , 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० 


हदबस्त नं ० 


मन्दोला , 


रिवाड़ी रिवाड़ी 

ह.ब. नं ० 

0.09 20 
21 

एकड़ 
5/2 

( हस्ताक्षर ) 

अधीक्षक अभियन्ता, 
रोहतक वृन, लोक निर्माण विभाग, 

भवन तथा मार्ग शाखा, रोहतक | 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDING & ROADS BRANCH 

ROHTAK CIRCLE 

The 6th January , 1997 
No. 28 RA/ 103R.11.- . Whercas it appears to the Govery ment of Haryana that the land is likely to 
be required to be taken by Government at public expense , for a public purpose , namely constructing a road 
from Mandola to Bhoja was via Bohka road in Rewari District . 

It is hereby notifice that the land in locality described below is likcly to be acquired for thic above 
purpose . 

This notification is mr.de under the provision of Scction 4 of thc Land Acquisition Act, 1894 to all 
whom it may concern . 

In exercise ofthe powci s conferred by the aforesaid sectior, the Covernor of Haryana is pleased to 
authorisc thc officer , for the lime bing engaged in the undertaking with their scrvants and workmen to enter 
upon and survey any laid in the locality erd do all other acts required as permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality may file 
within 30 days of the publication of this notification file an objection in writing before the Land Acquisition 
Collector , P.W.D., B & R Branch , Gurgaon or District Revenue Officer - cum -Land Acquisition Collector, PWD , 
B & R Branch , Rewari . 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality, Village , 

Hadbast No. 
Mandola , H. No. 21 


Area in 
acres 


Khasra No. 


Rewari 


Rewari 


0.09 


20 


52 


( Sd. ) 

Superintending Engineer , 
Rohtak Circle , PWD , B & R Branch , 

Rohtak. 


